PARTİ 


HARYANA GOVTGAZ., FEB. 11, 1986 (MAGHA 22 , 1907 SAKA) 


331 


राजस्व विभाग 


. 


युद्ध जागीर 


ง 


दिनांक 30 जनवरी , 1986 


गुड़गांव 


. 


क्रमांक 1367 -ज ( 1) -- 85/3647.-- श्री सीब्बू 

सीब्बू राम , पुत्र श्री बदलू , गांव कादीपुर, तहसील गुड़गांव, जिला 
की दिनांक 7 जनवरी , 1974 ; * 

1974; + को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप , हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाब युद्ध 
पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया 
है ) की धारा 4 एवं 2( ए ) ( 1 ) तथा . 3( 1)(ए ) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री सीबू राम 
की मुब्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 5086 -र- II - 70/ 23505, 
दिनांक 24 सितम्बर , 1970 तथा 5041 - आर-III - 10/ 29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970, द्वारा मंजूर को . गई थी , अब 
उसकी विधवा श्रीमती छोटो देवी के नाम खरीफ , 1974 से खरीफ 1979 तक 150 रुप वार्षिक तथा रबी , 1980 से 
• 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं । 


1 


स 


*दिनांक 31 जनवरी , 1986 


क्रमांक 1496-ज-( 2) -85/3842.-- श्री रघुनाथ सिंह, पुत्र श्री अलर चन्द , निवासी रोहतक , तहसील व जिला रोहतक, 
की दिनांक 6 जून , 1984, को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल , पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 
1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में प्रानाया गया है और उसमें अाज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 4 एवं 
" (ए) (1ए ) तथा 3(1ए ) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री रघुनाथ सिंह की मुब्लिग. 300 रुपये 

वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 855-ज-( 2 )-73/15 596, दिनांक 25. मई , 1973 
तथा 1789- ज- I-79/ 44040, दिनांक 30 अक्तूबर , 1979, द्वारा मंजूर की गई थी , अब उसकी विधवा श्रीमती वीरां लुथरा 
के नाम रवी , 1985 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं । 

क्रमांक 57 -ज ( 2)-86/3846: -- श्री हरदेव सिंह , पुन श्री तोता सिंह , गांव हालुवास , तहसील व जिला भिवानी, की 
दिनांक 5 सितम्बर, 1985 , को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप , हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 
1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें अाज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 4 एवं 
2(ए)( 1ए) तया 3(1ए ) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री हरदेव सिंह को मुब्लिग 300 रुपये 
वार्षिक को जागीर जो उसे हरियाणा .. सरकार की अधिसूचना क्रमांक -965-ज-I- 80/ 23187, दिनांक 8 जुजाई , 198 0, 
द्वारा मंजूर की गई थी , अब उसकी विधका श्रीमती सुरज बाई के नाम रवी 1986 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद 
में दी गई शो के अन्तर्गत प्रदान करते हैं । 

क्रमांक 56-ज( 2)-86/3854.-- श्री बदन सिंह, पुत्र श्री भैरु सिंह, गांव हेतमपुरा , तहसील व जिला भिवानी , 
की दिनांक 26 सितम्बर, 1983 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप , हरियाणा के राज्यपाल , पूर्वी पंजाव युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 
, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 
2( ए) ( 1) तथा 3 ( 1) (ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री बदन सिंह की मुंब्लिग 300 रुपये 
वार्षिक की जागीर, जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1677-ज(I)-77/25975, दिनांक 13 अक्तूबर , 
1977, तथा 1789 -ज- (I)-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर , 1979, द्वारा मंजूर की गई थी , अब उसकी विधवा 
श्रीमती सुरजबाई के नाम रबी , 1985 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शतों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं । 

दिनांक 3 फरवरी , 1986 
क्रमांक 22 -ज-(I)-86/ 4070.- अर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया, है.और इस में आज तक संशोधन किया गया है) की धारा (ए) (1ए ) तथा 3{1 एं) के अनुसार सौंपे गये 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, श्री देवराज सिंह , पुत्र श्री विहारी, सिंह , गांव उजीना , तहसील नूह, 
जिला गुडगांव , को रवी , 1977 से खरीफ , 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी ,. 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत 
की जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 


- : 


. 


. 


. 


